Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 691 


राँची, मंगलवार , 


27 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 


19 अगस्त , 2019 


, 


- 


संख्या-5 / आरोप- 1-108/ 2016-16406 ( HRMS )-- श्री प्रवीण चौधरी,, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच 
सीमित , गृह जिला- दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड, पलामू के विरूद्ध ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक -2557 , दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से आयुक्त कार्यालय , 
पलामू प्रमंडल , मेदिनीनगर के पत्रांक -436, दिनांक 08.05.2017 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर 
उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया है 


, 


आरोप सं०-1- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-265 दिनांक 19.01.16 के 
द्वारा प्र० वि ०पदा०, उंटारीरोड, पलामू के पद पर अधिसूचित किए जाने के उपरान्त ससमय अधिसूचित 
पद पर योगदान नहीं देकर विभागीय आदेश की अवहेलना करना । 


आरोप सं०-2 - श्री प्रवीण चौधरी,, ( झा ०प्र ० से०) के द्वारा अधिसूचित प्र० वि ० पदा ०, उंटारीरोड के पद पर 
ससमय योगदान नहीं देने के कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पत्रांक -7344 दिनांक 24.08.2016 द्वारा स्वतः विरमित होने का आदेश निर्गत किया जाना । 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 अगस्त , 2019 
आरोप सं०-3-स्वतः विरमित किए जाने के उपरांत श्री प्रवीण चौधरी ,, झा ०प्र ० से ० के द्वारा उपायुक्त , 
पलामू के समक्ष योगदान देकर अधिसूचित प्र ०वि ०पदा०, उंटारीरोड का प्रभार ग्रहण नहीं कर अवकाश 
पर चले जाना तथा लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहना । 


, 


आरोप सं०-4- श्री प्रवीण चौधरी , झा ० प्र ० से ०, अधिसूचित प्र ०वि ० पदा०, उंटारीरोड, पलामू द्वारा उक्त 
कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी 
सेवक आचार नियमावली के नियम -3 (1 ) (i)(ii)(iii ) ( 2 ) एवं ( 3) के प्रतिकूल आचरण है । 


. 


उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक -10007 , दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री चौधरी , से स्पष्टीकरण 
की माँग की गई । इसके अनुपालन में श्री चौधरी के पत्रांक -834 / सा ०, दिनांक -05.06.2018 द्वारा 
अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है , जिस पर विभागीय पत्रांक -4769 , दिनांक -28.06.2018 
द्वारा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पत्रांक-661 , दिनांक 12.02.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 


, 


- 


श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 1617( hrms), दिनांक 04.04.2019 द्वारा 
इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं आरोपों की जाँच के लिए 
श्री विनोद चन्द्र झा , सेवानिवृत्त भा ० प्र ० से ०, विभागीय जाँच पदाधिकारी , झारखण्ड को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


संचालन पदाधिकारी , श्री झा के पत्रांक -132 , दिनांक 30.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का 
जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । 


श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप , विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया की ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -661 दिनांक 12.02.2019 में यह तथ्य अंकित किया गया 
है कि श्री चौधरी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी , उटारीरोड, पलामू के पद पर एक दिन भी कार्य नहीं 
किया गया तथा वे तब तक लगातार बीमार रहे, जब तक इनकी पदस्थापना पुनः संथालपरगना क्षेत्र 
में नहीं हो गई । संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि 
यह महज एक संयोग की बात नहीं प्रतीत होती है कि आरोपी दिनांक 10.09.2016 को विभागीय 
परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद दि 0 11.09.2016 को बीमार हो जाते हैं तथा वे तब तक बीमार 
रहते हैं , जब तक (दिनांक 19.05.2017 तक ) ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उनकी सेवा कार्मिक 
विभाग को वापस नहीं कर दी जाती है । ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-2506 दिनांक 
19.05.2017 के द्वारा आरोपी की सेवा कार्मिक विभाग को वापस हो जाने के पश्चात् वे एकाएक 
स्वस्थ हो जाते हैं एवं दिनांक 22.05.2017 को कार्मिक विभाग में योगदान कर लेते हैं । इन तथ्यों 
के आलोक में आरोपी के द्वारा अपनी चिकित्सा से संबंधित प्रस्तुत किये गये कागजातों की 
विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 अगस्त , 2019 


3 


अत: समीक्षोपरांत, श्री चौधरी के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2016 के नियम -14( iv ) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव 
से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। 


Sr No. 


, 


, 


Employee Name 

Decision of the Competent authority 
G.P.F. No. 
2 

3 

श्री प्रवीण चौधरी, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच ‘ सीमित ), 
PRAWEEN CHOUDHARY 

तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , उटारीरोड , 
JHK /JAS /274 

पलामू 
के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड 
सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2016 के नियम-14( iv ) के अन्तर्गत 
असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड 
अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS /2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 691 -- 50 


